निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 श्रावण 1941 ( श० ) 
( सं0 पटना 863 ) पटना, वृहस्पतिवार , 25 जुलाई 2019 


सामान्य प्रशासन विभाग 


अधिसूचना 

7 फरवरी 2019 
सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 1739 / सा0प्र0 — महानिबंधक, उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक - 4023 
दिनांक 15.01.2019 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना 
को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, सहरसा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

2. सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 1740 / सा0प्र0 — महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक - 4023 
दिनांक 15.01. 2019 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री अनिल कुमार सिन्हा, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
बेगूसराय को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , वैशाली, 
हाजीपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

3. सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 1741 / सा0प्र0 — महानिबंधक, उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक - 4023 
दिनांक 15.01.2019 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री संजय कुमार सिन्हा - I, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
लखीसराय को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , मुजफ्फरपुर 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

4. सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 1742 / सा0प्र0 — महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 4023 
दिनांक 15.01.2019 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री शिवानन्द मिश्रा, अध्यक्ष , म्युनिसिपल बिल्डिंग ट्रिब्यूनल I एवं 
II, पटना को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , सीतामढ़ी के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

5. सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 1743 / सा0प्र0 — महानिबंधक , उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक - 4023 
दिनांक 15.01.2019 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री मनोज कुमार सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पटना 
को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , सीवान के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


बिहार गजट ( असाधारण) , 25 जुलाई 2019 


6. सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 1744 / सा0प्र0 — महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना के पत्रांक - 4023 
दिनांक 15.01.2019 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री अशोक कुमार गुप्ता - I, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश , 
मधेपुरा को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , खगड़िया के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

7. सं० 7 / स्था0 - 1 - 3 - 03 / 2005 - 1745 / सा0प्र0 — महानिबंधक, उच्च न्यायालय , पटना के पत्रांक - 4023 
दिनांक 15.01.2019 में संसूचित अनुशंसा के आलोक में श्री विजय बहादुर यादव, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, 
बिहारशरीफ को जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में नियुक्त करते हुए प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय , शेखपुरा के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शिवमहादेव प्रसाद , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 863 -571 + 10 डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


